रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


LAT 
LIRAM 


ATRAL 8 . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ।। – खण्ड 3 - उप - खण्ड( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- INDIA 


सं . 345 ] 
No. 3451 


नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 10 , 2002 / चैत्र 20 , 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 10 , 2002 /CHAITRA 20 , 1924 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2002 
का . आ . 404( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में , 
निम्नलिखित घोषणाएं , जिनमें राज्य सभा के कतिपय सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 
को निवृत्त हो गए हैं , स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित की जाती हैं : 


घोषणाएं 


आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


तेलुगू देशम पार्टी द्वारा प्रायोजित 


अकारपु सुदर्शन , 
1 - 2- 270 / 87 / 3312, 
कृष्णनगर कालोनी, 
सूर्यापेट , 
नालगोंडा जिला । 


2. 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 


तिक्कावरपु सुब्बा रामी रेड्डी, 
म0नं0 6 - 3- 249 / ए, 
रोड नं0 1, बंजारा हिल्स , 
हैदराबाद । 


1197 GI/2002 


TTTTTTE 


T 


- 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF-INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI SEC. 3(ii)]] 
3. , एन . पी.दुर्गा, 

तेलुगू देशम पार्टी द्वारा प्रायोजित 
नायडू बिल्डिंग, 
चित्तूर डाकघर और जिला, 
आन्ध्र प्रदेश । 
नन्दी येल्लिह, 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 
म0न0 1 - 9- 19/ 63, 
रामनगर 
हैदराबाद । 


तेलुगु देशम पार्टी द्वारा प्रायोजित 


5 . रादूला चन्द्र शेकर रेड्डी, 

1 - 84 / 3, कन्नईपल्ली ग्राम 
कोठाकोटा मंडल, 
महबूबनगर जिला । 


6 . 


तेलुगु देशम पार्टी द्वारा प्रायोजित 


लाल जन बाशा एस . एम ., 
17 - 8-41, आनन्दपेट, 
5वीं लेन, गुन्तूर । 


उस सदन में छह सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 

ह./ 
हैदराबाद, 

रिटर्निंग आफिसर "; 
तारीख : 18 मार्च, 2002 


रिटर्निंग आफिसर 


असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन | 


“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


स्वतंत्र । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 


उरखाव ग्वारा ब्रहमा , 
गांव - बाटाबारी, 
डाकघर- डोटमा , 
जिला कोकराझार 
असम । 
कारेन्डू भट्टाचार्जी, 
जोयकुमार रोड, 
मलुग्राम, वार्ड सं0 1, 
सिलचर टाउन, 
सिलचर - 2 
द्विजेन्द्र नाथ शर्मा, 
रुक्मिणी गांव, 
दिसपुर, गुवाहाटी - 781000 , 
वार्ड सं0 57, 
पुलिस स्टेशन - दिसपुर, 
मौजा - बेलटोला, 
जिला - कामरूप, असम | 


3. 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
उस सदन में तीन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : दिसपुर 
तारीख : 18 मार्च, 2002 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर " 


बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


( नाम ) 
( पता) 


1 . श्री लालू प्रसाद, 

( नाम ) 

( राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रायोजित ) 
वेटेरीनरी कालेज, 

( पता) 

( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
पुलिस स्टेशन - गर्दानीबाग, 

दल का नाम ) 
जिला - पटना । 
श्री प्रेम चन्द गुप्ता, 

( नाम ) 

( राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रायोजित ) 
वेस्ट बोडिंग कनाल रोड , 

( पता ) 

( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
पुलिस स्टेशन - बुद्धा कालोनी, 

दल का नाम ) 
डाकघर - जी. पी . ओ. पटना । 
श्री रामदेव भंडारी , 

( राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रायोजित ) 
गांव - झांझरपुर 

( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
पुलिस स्टेशन + डाकघर - झांझरपुर, 

दल का नाम ) 
जिला - मधुबनी । 
श्री शत्रुध्न प्रसाद सिन्हा, 

( नाम ) 

( भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ) 
73, डी . कदमकुआं, 

( पता) 

(मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
पटना । 

दल का नाम) 
5. श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, 

( नाम ) 

( समता पार्टी द्वारा प्रायोजित ) 
कोपवान, पु. स्टे .+ डाकघर- कोपवान, (पता) 

( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
जिला - बक्सर । 

दल का नाम ) 
उस सदन में 05 (पोच) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2002 ( तारीख, मास और वर्ष) को 
निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाधित हो गए हैं । 
स्थान : पटना 
तारीख : 27 . 03. 2002 


रिटर्निंग आफिसर ": 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARI II - SEC _ 3(ii )] 


छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन | 


“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


1. श्री मोतीलाल वोरा , ( नाम ) 

एफ - 2, जी . ई. रोड , ( पता ) 
राजनंदगांव 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा प्रायोजित , 
श्री रामधर , 

( नाम ) 
तिलक नगर , 

( पता) 
बिलासपुर 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का नाम ) द्वारा प्रायोजित, 


उस सदन में दो सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : रायपुर 
तारीख : 18 मार्च, 2002 


ह . / 
रिटर्निंग आफिसर "; 


( 5 ) 


गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित 


जना कृष्णमूर्ती कृष्णास्वामी, 
ए/ 16, 6वां तल, 
रायल अपार्टमेंट , 
नियर बाम्बे मर्केन्टाइल 
कोआपरेटिव बैंक, खानपुर , 
अहमदाबाद । 


भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित 


पटेल केशूभाई सवदासभाई, 
के - 12, सेक्टर - 19, 
गांधीनगर । 


[ भाग 


- खण्ड 


3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित 


3. बरोत जयन्तीलाल सीताराम , 

एटी और पी . ओ . लिन्थ, 
तहसील एवं जिला - मेहसाना, 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 


क्षत्रिय अल्फाबेन बलरामभाई, 
27 , शिव सोसाइटी, 
पार्ट - 2, एटी और पीओ. 
मेहसाना, 
जिला- मेहसाना 


उस सदन में चार सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान- गांधीनगर 
तारीख : 18 मार्च, 2002 


ह./ 


रिटर्निंग आफिसर "; 


हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम , 1981 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


भारतीय राष्ट्रीय लोक दल द्वारा प्रायोजित 


1. श्रीमती सुमित्रा महाजन , 

वार्ड सं08, हिसार ( हरियाणा) , 
2. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक , 

ग्राम - दाहर, तहसील - पानीपत , 
जिला - पानीपत ( हरियाणा), 


भारतीय राष्ट्रीय लोक दल द्वारा प्रायोजित 


उस सदन में दो सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान - हरियाणा विधान सभा सचिवालय, 

विधान भवन, 

चंडीगढ़ । 
तारीख : 18 मार्च, 2002 


ह./ 


रिटर्निंग आफिसर "; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEc . 3(ii )] 


- 


- 


हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) केस के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


सुरेश भारद्वाज, 

भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी, 

( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
चिन्तपुर्णी निवास , 

दल का नाम) द्वारा प्रायोजित, 
लांगवुड, 

शिमला - 170001. 
उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9.4. 2002 ( तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो 
रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : शिमला- 171004 
तारीख : 27 . 03 . 2002 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "; 


( 8 ) 


झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन | 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


1. अजय कुमार मासरो, 

( नाम ) 

भारतीय जनता पार्टी 
55, बारालाल स्ट्रीट, 

( पता) 

(मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
अपर बाजार 

दल का नाम) द्वारा प्रायोजित , 
रांची । 
2. शिबू सोरेन , 

( नाम ) 

झारखंड मुक्ति मोर्चा 
क्वार्टर नं0 14, डाकघर - राम मंदिर, (पता ) 

(मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
पुलिस स्टेशन सिटी थाना, 

दल का नाम) द्वारा प्रायोजित , 
बोकारो 
उस सदन में राज्य सभा के उन सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2002 (तारीख, मास और 
वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : झारखंड विधान सभा , 

रांची 
तारीख : 27 मार्च, 2002 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "; 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981 के नियम 84 के उपनियम ( 1) के खंड ( क) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 88 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि : 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंदिरा) द्वारा 
प्रायोजित 


श्री जर्नादन पुजारी, 
चेन्नम्मा कुटेरा, 
बी . सी . रोड, 
बंटवाल तालुक , 
डी . के . जिला । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( इंदिरा) द्वारा 
प्रायोजित 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( इविरा) द्वारा 
प्रायोजित 


श्रीमती प्रेमा करियप्पा 
सं0 33 / 4, 
त्यागराज लेआउट, 
मारुती सेवा नगर 
बंगलौर - 580033 
श्री एम. वी . राजशेखरन , 
सं0 20/ 1. 
कनकपुरा रोड, 
बासवनगुडी, 
बंगलौर - 580004 . 
डा० विजय मलैय्या, 
सं03, 
विट्टल मलैय्या रोड, 
बंगलौर - 680001. 


स्वतंत्र 


उस सदन में चार सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : बंगलौर 
तारीख : 27 .03. 2002 


ह./ 
रिटर्निंग आफिसर "; 


( 10 ) 


मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


- 


- - 


( नाम ) 
(पता) 


भारतीय जनता पार्टी 
( मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
दल का नाम ) द्वारा प्रायोजित, 


श्रीमती माया सिंह , 
म0 नं0 254 का , नारी महल , 
जयविलास पैलेस, ग्वालियर 

(म. प्र.) 
2. श्री मो0 ओबेदुल्ला खों , 

भिप्ती मोहल्ला, इंदौर, 


. 


( नाम ) 
(पता) 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
दल का नाम ) द्वारा प्रायोजित , 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक 
दल का नाम ) द्वारा प्रायोजित , 


3. 


( नाम) 


श्री सुरेश पचौरी, 
10 , करबला रोड, भोपाल 


( पता) 


उस सदन में तीन सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन , भोपाल 
तारीख : 18. 3. 2002 


ह./ 


रिटर्निंग आफिसर "; 


( 11) 


राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड ( क) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


1. 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


2. 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


के . नटवर सिंह, 
गोविन्द निवास , 
भरतपुर (राजस्थान) 
श्रीमती प्रभा ठाकुर, 
गाव- उदयपुर खुर्द, 
तहसील - किशनगढ़ , 
पोस्ट - उदयपुर कला, 
जिला- अजमेर (राजस्थान) 
डा० अबरार अहमद, 
इशाक मेंसन , हम्माल मोहल्ला, 
गर्ल्स सीनियर हायर सेकेन्ड्री 
स्कूल के पास 
सवाई माधोपुर ( राजस्थान) 


3. 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


= 


[ YTT II - U15 3 ( 1) ] 

- 
भारत का राजपत्र : असाधारण 

RCA RT 1998 : SFATARRAT 
उस सदन में तीन सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गए हैं । 


" 


स्थान - राजस्थान विधान सभा सचिवालय , 

Oy - 302005 
arta : 27 91 , 2002 


6 ./ 
रिटर्निंग आफिसर "; 


[ 91. 9. 17 - 11024 ( 3 )/2002 - fourft II ( 1 ) ] 

डा . सुभाष सी . जैन, मचिष 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 10th April, 2002 
S .O . 404 ( E ). - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act , 
1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates 
elected to fill the seats in the Council of States of certain members who retired on 9th 
April, 2002 , on the expiration of their term of office, are published for general 
information : 


Declarations 


(1) 


Election to the Council of States by the elected Members of the Andhra Pradesh 
Legislative Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section (2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules, 1961, I declare that : 


Sponsored by Telugu Desam Party 


Akarapu Sudershan 
1 - 2 -270 /87 /33 / 12 , 
Krishnanagar Colony , 
Suryapet, 
Nalgonda District . 


Thikkavarapu Subba RamiReddi 
H . No .6 -3 - 249/5 / A , 
Road No . 1, Banjara Hills , 
Hyderabad 


Sponsored by Indian National 
Congress 


Sponsored by Telugu Desam Party 


N .! . Dhe 
Nadia bailting, 
Chittoor Pon & District, 

And Pradesh . 
11976142 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II - SH : 3 ( ii)] 


Sponsored 
Congress 


by 


Indian 


National 


Nanda Yellaiah 
H .No. 1 - 9 - 19 /63, 
Ramnagar , 
Hyderabad . 


Sponsored by Telugu Desam Party 


Ravula Chandra Sheker Reddy 
1- 84 /3 Kanaipally Village , 
Kothakota Mandal, 
Mahaboobnagar District. 


6 . 


Sponsored by Telugu Desam Party. 


Lal Jan Basha S . M . 
17 - 8 -41, Anandapot, 
5 Lane, Guntur. 


have been duly elected to fill the seats in that House of Six Members retiring on the 9th 
April, 2002 on the expiration of their term of office. 


Hyberabad , 
Dated :184 March , 2002 . 


Sd / 
Returning Officer" ; 


Election to the Council of States by the elected Members of the Assam 
Legislative Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub- rule ( 1) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules, 1961, I declare that 


1 . 


Independent. 


Urkhao Gwra Brahma 
Village -Batabari, 
P .O .Dotma, 
Dist.Kokrajhar, 
Assam . 


Sponsored by Indian National Congress 


Karnendu Bhattacharjee 
Joykumar Road , 
Malugram , Ward No . 1 , 
Silchar Town, 
Silchar - 2 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sponsored by Indian National Congress 


[ YM II - au 3 (ii) ] 

Dwijendra Nath Sharmah 
Rukmini Gaon , 
Dispur , Guwahati- 781006 , 
Ward No. 57, 
P .S .Dispur, 
Mouza -Beltola, 
Dist.Kamrup , Assam 


have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on 09 -04 
2002 on the expiration of their term of office. 


Place : Dispur 
Date : 184 March , 2002 


Sd/ 
Returning Officer" ; 


Election to the Council of States by the elected Members of Bihar Legislative 
Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub-rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 


1 . 


(Name) 
(Address ) 


Sri Lalu Prasad 
Veterinary College 
P . S.-Gardanibag, 
Dist.-Patna . 


(Sponsored by Rastriya Janata Dal) 
(name of the recognised /registered 
political party ) 


(Name) 
(Address) 


Sri Prem Chand Gupta 
West Boring Canal Road 
P . S .- Budha Colony, 
P . O .- G .P . O ., Patna . 


(Sponsored by Rastriya Janta Dal) 
(name of the recognised /registered 
political party ) 


(Name) 
(Address ) 


Sri Ramdeb Bhandary 
Vill.- Jhanjharpur , 
P . $ .+ P . O .- Jhanjharpur 
Dist.-Madhubani. 


(Sponsored by Rastriya Janta Dal) 
(name of the recognised /registered 
political party ) 


4 . 


Sri Shtrughan Pd . Sinha 
73 , D Kadamkuan , 
Patna . 


(Name) 
(Address) 


(Sponsored by Bhartiya Janata Party) 
( name of the recognised /registered 
political party ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - SAC. 3(ii)] 
Sri Vashist Narain Singh (Name ) ( Sponsored by Samata Party ) 
Kopwan , P .S . + P . O .-Kopwan , (Address ) (name of the recognised /registered 
Dist .- Buxar . 

political party) 


have been duly elected to fill the seats in that House of 05 (Five) members retiring on 9th 
April, 2002 (date , month and year ) on the expiration of their term of office. 


Place - Patna 
Date - 27 . 03 . 2002 


Sd 
Returning Officer" ; 


(4 ) 


Legisht Election to the Council of Ste 


Election to the Council of States by the elected Members of the Chhattisgarh 
Legislative Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules , 1961, I declare that 


1 . 


ShriMotilal Vora (Name) 
F - 2 , G .E . Road , 
Rajnandgaon (Address ) 


sponsored by Indian National Congress (name of the recognised political 
party ), 


(Name) 


Shri Ramdhar 
Tilak Nagar, 
Bilaspur 


(Address ) 


sponsored by Indian National Congress (name of the recognised political 
party ), 


April,2002 on the expi 


have been duly elected to fill the seats in the that House of two members retiring on 9 
April, 2002 on the expiration of their term of office. 


Place : Raipur 
Date : 18 March , 2002 


[ HW II - 6145 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sd 


Returning Officer” ; 


Election to the Council of States by the elected Members of the Gujarat 
Legislative Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules , 1961, I declare that 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Jana Krishnamurthy Krishnaswamy 
A / 16 , 64 Floor, 
Royal Apartment, 
Nr.Bombay Mercantile Co -op Bank , 
Khanpur, 
Ahmedabad 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Patel Keshubhai Savdasbhai 
K - 12 , Sector- 19 , 
Gandhinagar. 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


Barot Jayantilal Sitaram 
At & Po. Linch , 
Ta. & Dist. Mehsana 


Kshatriya Alkaben Balarambhai 
27 , Shiv Society , 
Part- 2 , At & Po . Mehsana , 
Dist-Mehsana 


Sponsored by Indian National 
Congress 


have been duly elected to fill the seats in that House of Four Members retiring on 
9 / 4 /2002 on the expiration of their term of office . 


Place : -Gandhinagar. 
Dated : 18 / 3 /2002 


Sd 
Returning Officer" 


(6 ) 


Election to the Council of States by the elected Members of Haryana Legislative 
Assembly . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ (Pari Il- Stc.3(0)] 
" In pursuance of the provisions contained in sub- section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules, 1961 , I declare that 


sponsored by Indian National Lok Dal 


Smt. Sumitra Mahajan , 
Ward No. 8, Hisar (Haryana ), 


2 . 


Sh . Harendra Singh Malik , 

sponsored by Indian National Lok Dal 
Vil. Dahar , Teh . Panipat Distt. Panipat 
(Haryana ), 


have been duly elected to fill the seats in that House of two members retiring on the 9th 
April, 2002 , on the expiration of their term of office . 


Place : Haryana Vidhan Sabha Secretariat, 

Vidhan Bhawan , 

Chandigarh . 
Date : 18th March , 2002 


Sd/ 
Returning Officer "; 


Election to the Council of States by the elected Members of Himachal Pradesh 
Legislative Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act, 1951 , read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that 


Suresh Bhardwaj, 
Bharatiya Janata Party 
Chintpurni Niwas, 
Longwood , 
Shimla - 170001. 


sponsored by Bharatiya Janata Party 
( name of the recognized /registered political 
party ) 


has been duly elected to fill the seat in that House of a one member retiring on 9 .4 . 2002 
(date , month & year ) on the expiration of his term ofoffice . 


Place : Shimla - 171004 
Date : 27 .3 . 2002 


Sd/ 
Returning Officer" ; 


[ YTI 11 - 


46 3( ii) ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- 


(8 ) 


Election to the Council of States by the elected Members of Jharkhand Legislative 
Assembly . 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act , 1951, read with clause (a ) of sub -rule (1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 


(Name) 


Ajay Ku. Masro 
55 , Baralal Street, 
Uper Bazar, 
Ranchi. 


Sponsored by Bharatiya Janta Party 
(name of the recognised /registered 
political party) 


( Address ) 


Shibu Soren 

(Name) 
Qr.No .14, P .O . Ram Mandir, (Address) 
P . S . City Thana , 
Bokaro . 


Sponsored by Jharkhand Mukti 
Morcha (name of the recognised/ 
registered political party ) 


have been duly elected to fill the seat(s) in that House of Council of States member (s) 
retiring of 09 April, 2002 (date , month and year ) on the expiration of their term of office . 


Place Jharkhand Legislative Assembly , 

Ranchi 
Date 27th March , 2002 


Sd / 
Returning Officer ”; 


(9) 


elected Members of Karnataka Legislative 


Election to the Council of States by th 
Assembly 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub- rule (1) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961, I declare that 


1. 


Sri. Janardhana Poojary 


Channamma Kuteera , 
B .C .Road , 
Bantwal Taluk , 
D . K . District. Sponsored by INC (I) party 


Smt. Prema Cariappa 


No. 33 /4 , 
Thyagaraja Layout , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ [Part II- - Su : 3(0)] 

Maruthi Seva Nagar, 
Bangalore - 560 033. Sponsored by INC(I) party 


3. 


Sri M . V . Rajashekaran 


No .20 /1 , 
Kanakapura Road , 
Basavanagudi, 
Bangalore - 560 004 . Sponsored by INC (I) Party 


4 . 


Dr. Vijay Mallya 


No. 3 . 
Vittal Mallya Road , 
Bangalore - 560 001, 


Independent 


have been duly elected to fill the seats in that House of Four members retiring on och 
April 2002 on the expiration of their term of office . 


Place: Bangalore 
Date : 27- 3 - 2002 


Sd 
Returning Officer " ; 


( 10 ) 


Election to the Council of States by the elected Members of Madhya Pradesh 
Legislative Assembly . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act, 1951, read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct 
of Elections Rules , 1961, I declare that 


Representation of the People Me 19 


Smt. Maya Singh , 

(Name) 
House No. 254 Ka, Rani Mahal, ( Address ) 
Jaivilas Palace , Gwalior (M . P . ), 


sponsored by Bharatiya Janata Party 
(name of the recognised /registered 
political party) 


Shri Mohd, Obedulla Khan , (Name) 
Bhishti Mohalla , Indore , (Address) 


Sponsored by Indian National 
Congress (name of the recognised / 
registered political party ) 


3 . 


Shri Suresh Pachouri, 
10 , Karbala Road , Bhopal, 


(Name ) 
( Address ) 


Sponsored by Indian National 
Congress (name of the recognised / 
registered political party ) 


have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on the 9th 
April, 2002 , on the expiration of their term of office. 


Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha 


( 47711 - US 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Bhawan , Bhopal. 
Date : 18 . 03 . 2002 . 


Sd / 
Returning Officer ” ; 


( 11) 


Election to the Council of States by the elected Members of Rajasthan Legislative 
Assembly. 


" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961, I declare that 


Lusection of full the 


contradicen or 


1 . 


Indian National Congress 


K . Natwar Singh 
Govind Niwas , 
Bharatpur (Rajasthan ) 


2 . 


Indian National Congress 


Smt. Prabha Thakur 
Village : Udaipur Khurdh , 
Tehsil : Kishangarh 
Post : Udaipur Kala 
Distt. : Ajmer (Rajasthan ) 


3 . 


Dr. Abrar Ahmed 

Indian National Congress 
Ishaq Mention , Hammal Mohalla , 
Near Girls Senior Higher Secondary School, 
Sawai Madhopur (Rajasthan ) 


have been duly elected to fill the seats in that House of a three members retirin 
April , 2002 on the expiration of their term of office . 


S on 9th 


Place : Rajasthan Legislative Assembly 

Secretariat , Jaipur - 302005. 
Date : 27th March , 2002. 


[F . No. Fl-11024( 3)/2002- Leg . Il(1)] 

Dr. SUBHASHC. JAIN , Secy , 


1197 /510 


- 3 


1 : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_[ PART II SEC. 3(ii)] 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 अप्रैल , 2002 


का. आ. 405( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी की गई 


अधिसूचना सं0 का. आ . 291 ( अ), तारीख 7 मार्च, 2002 के अनुसरण में , आंध्र प्रदेश , असम, बिहार, छत्तीसगढ़, 


गुजरात , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक , मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधान सभाओं के 


निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर, 9 अप्रैल, 2002 को निवृत्त 


हो गए हैं , स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थनिर्वाचन किए गए हैं ; 


अत : अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 71 के अनुसरण में , 


आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक , मध्य प्रदेश और 


राजस्थान राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी 


के लिए अधिसूचित किए जाते हैं : 


आंध्र प्रदेश 


क्रम सं० 


सदस्यों के नाम 


PosPN. 


अकारपु सुदर्शन 
तिक्कावरपु सुब्बा रामी रेड्डी 
एन. पी .दुर्गा 
नंदी येल्लिह 
राखुला चंद्र शेकर रेड्डी 
लाल जन बाशा एस. एम. 


असम 


- 


उरखाओ ग्वरा ब्रह्मा 
करनेदु भट्टाचार्जी 
द्विजेन्द्र नाथ शर्मा 


लं 


बिहार 


- 


श्री लालू प्रसाद 
श्री प्रेम चंद गुप्ता 
श्री रामदेव भंडारी 
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा 
श्री वशिष्ट नारायण सिंह 


लं 


+ 


[ भाग!!- खण्ड (i)] 


[ भाग -- खण्ड 3 (ii ) ] 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


__19 


छत्तीसगढ़ 


श्री मोतीलाल वोरा 
श्री रामधर 

गुजरात 


जना कृष्णमूर्ति कृष्णस्वामी 
पटेल केशुभाई सवदासभाई 
बरोत जयन्तीलाल सीताराम 
क्षत्रिय अल्काबेन बलरामभाई 

हरियाणा 
श्रीमती सुमित्रा महाजन 
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक 


हिमाचल प्रदेश 


- 


सुरेश भारद्वाज 


झारखण्ड 


- 


अजय कुमार मसरो 
शिबु सोरेन 


कर्नाटक 


- 


श्री जर्नादन पुजारी 
श्रीमती प्रेमा करिअप्पा 
श्री एम0वी0 राजशेखरन 
डा0 विजय मालया 


ल 


मध्य प्रदेश 


श्रीमती माया सिंह 
श्री मो0 अब्दुल्ला खान 
श्री सुरेश पचौरी 


ल 


- 


राजस्थान 
के . नटवर सिंह 
श्रीमती प्रभा ठाकुर 
डा० अबरार अहमद 


लं 


[ फा . सं. एच -11024 ( 3 )/2002 - वि. ।। ( 2 ) ] 

डा. सुभाष सी . जैन, सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Paxill - Src . 3 ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th April, 2002 


S . O . 405 ( E ). - Whereas elections have been held in pursuance of 
notification number S . O . 291 ( E ), dated the 76 March , 2002 , issued under section 
12 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951), for the purpose of 
filling the seats of the members of the Council of States by the elected members 
of the Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh , Assam , Bihar , 
Chhattisgarh , Gujarat, Haryana , Himachal Pradesh , Jharkhand , Karnataka , 
Madhya Pradesh and Rajasthan who retired on 9th April, 2002, on expiration of 
their terms ofoffice ; 


Now , therefore , in pursuance of section 71 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the members elected by the elected 
members of the Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh , Assam 
Bihar, Chhattisgarh , Gujarat, Haryana , Himachal Pradesh , Jharkhand , Karnataka , 
Madhya Pradesh and Rajasthan are hereby notified for general information : 


ANDHRA PRADESH 


CTS 


Serial Number I Name of the Members 

(2 ) 
Akarapu Sudershan 
Thikkavarapu Subha RamiReddi 
N . P . Durga 
Nandi Yellaiah 
Ravula Chandra Sheker Reddy 
Lal Jan Basha S .M . 


ASSAM 


Urkhao Gwra Brahma 
Karnendu Bhattacharjee 
Dwijendra Nath Sharmah 


3 . 


BIHAR 


Sri Lalu Prasad 
Sri Prem Chand Gupta 
Sri Ramdeb Bhandary 
Sri Shtrughan Pd. Sinha 
Sri Vashist Narain Singh 


CHHATTISGARH 


Shri Motilal Vora 


2. 


Shri Ramdhar 


__ 


[ 477 11 - 05 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


GUJARAT 


Jana Krishnamurthy Krishnaswamy 
Patel Keshubhai Savdasbhai 
Barot Jayantilal Sitaram 
Kshatriya Alkaben Balrarnbhai 


HARYANA 


Smt. Sumitra Mahajan 
Sh . Harendra Singh Malik 


HIMACHAL PRADESH 


Suresh Bhardwaj 


JHARKHAND 


Ajay Ku . Masto 
Shibu Soren 


KARNATAKA 


Sri Janardhana Poojary 
Smt Prema Cariappa 
Sri M . V . Rajashekaran 
Dr. Vijay Mallya 


MADHYA PRADESH 


SmtMaya Singh 
ShriMohd . Obedulla Khan 
Shri Suresh Pachouri 


RAJASTHAN 


K . Natwar Singh 
Smt. Prabha Thakur 
Dr. Abrar Ahmed 


(F . No. H -1 1024 ( 3 2002 -Leg . 11 (2 )} 

Dr. SUBHASHC. JAIN , Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( 1 ] 


अधिसूचना 
नईदिल्ली, 10 अप्रैल, 2002 


का . आ . 406( अ ). -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में , 
निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य का जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 
को निवृत्त हो गया है, स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है : 


घोषणाएं 


मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“ निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम ( 1) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित 


1 . श्री रिशंग कीर्शिग 
बंगपा खुनाउ, चस्साद, 
उखरुल 


उस सदन में एक सदस्य का , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 09 - 04 - 2002 को निवृत्त हो गया है, स्थान 
को भरने के लिए सम्यक रुप से निर्वाचित हो गया है । 


स्थान : इम्फाल 
तारीख : 08 - 04 - 2002 


ह/ 
रिटर्निंग आफिसर । " 


[ फा. म. एच - 11024 ( 3 )/ 2002 - विधायी II ( 3 ) ] 

डा, सुभाष सी . जैन, सचिव 


[ 4 


II - UUS 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th April , 2002 


S. O . 406 (E ). - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 
1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected 
to fill the seat in the Council of States of a member who retired on 9th April, 2002, on the 
expiration of his term of office is published for general information : 


Declaration 


Election to the Council of States by the elected Members of Manipur Legislative 
Assembly. 


“ In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act , 1951, read with clause ( a ) of sub- rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules, 1961, 1 declare that 


Shri Rishang Keishing 
of Bungpa Khunou , Chassad , 
Ukhrul 


sponso 


ian National Congress 


has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 09 -04- 2002 
on the expiration of his term of office . 


Place : Imphal 
Date : 08 - 04 - 2002 


sd 
Returning Officer " 


[ F . No. H -11024 ( 3)/2002 -Leg . II (3) 

Dr. SUBHASH C . JAIN , Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


I PARJ ||---SEC . 3(ii )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2002 


का . आ . 407 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी की गई 
अधिसूचना सं0 का0 आo 308 ( अ), तारीख 18 मार्च, 2002 के अनुसरण में मणिपुर राज्य की विधान सभा के 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के एक सदस्य का , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल, 2002 को सेवा 
निवृत्त हो गया है, स्थान को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन किया गया है । 


___ अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में मणिपुर राज्य 
की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित 
किया जाता है : 


मणिपुर 


( क्रम संख्या 


क्रम संख्या 


सदस्य का नाम 


- 


| श्री रिशंग कीशिंग 


रिटर्निंग आफिसर | " 
[ फा. सं. एच - 11024 ( 3 )/ 2002 -विधायी II ( 4 ) ] 

डा, सुभाष सी . जैन, सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2002 


S . O . 407( E ).- - Whereas election has been held in pursuance of 
notification number S . O . 308 ( E), dated the 18th March , 2002 , issued under section 
12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of 
filling the seat of one member of the Council of States by the elected members of 
the Legislative Assembly of the State of Manipur who retired on 9 " April , 2002, 
on expiration of his terms of office ; 


Now , therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the 
People Act, 1951 ( 43 of 1951), the name of the member elected by the elected 
members of the Legislative Assembly of the State of Manipur is hereby notified 
for general information : 


. MANIPUR 


Serial ynumber 
_ (1) 


Name of the riember 

__ _ (2) 
Shri Rishang Keishing 


[ F. No. H-1 1024(3)/2002-Leg. Il ( 4)] 

Dr. SUBHASH C . JAIN , Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

____ and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 2002 


